रजिस्ट्री संडी एल -33004/99 


REGD . NO . D. L - 33004/99 


. . 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 Sub -section ( 1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


PAH 


सं . 1029 ] 
No . 1029 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 21 , 2007/ श्रावण 30 , 1929 
NEW DELHI , TUESDAY , AUGUST 21 , 2007/ SRAVANA 30, 1929 


वित्त मंत्रालय 
( वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

( बैंकिंग अनुभाग ) 

- अधिसूचना 
_ नई दिल्ली , 21 अगस्त , 2007 
का . आ . 1444 ( ). - केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का 
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम , 
2002 ( 2002 का 54 ) की धारा 17 , धारा 18 और धारा 13 की 
उप - धारा ( 4 ) और उप - धारा ( 12 ) के साथ पठित धारा 38 की 
उप- धारा ( 1 ) और उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ख ) , खंड ( खक ) , 

और खंड ( खख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति 
हित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) द्वितीय 

संशोधन नियम , 2007 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन ) नियम , 2002 में -- 
( क ) परिशिष्ट III में , ... रुपए (... रुपए ) " शब्दों 

और अक्षरों के स्थान पर " ..... रु. (...... रुपए ) 
केवल की विक्रय मूल्य की रसीद " शब्द और अक्षर रखे 

जाएंगे ; 
( ख ) परिशिष्ट VII में , क्रम संख्या 9 में , "नियम 13 " शब्द 

और अंकों के स्थान पर "नियम 13 " शब्द और अंक 
रखे जाएंगे । 


( ग ) परिशिष्ट VIII में, क्रम संख्या 5 में , " अनुच्छेद 5 "" 

शब्द और अंक के स्थान पर " अनुच्छेद 4 " शब्द और . 

अंक रखे जाएंगे। 
( घ ) परिशिष्ट IX में , 
( i) क्रम संख्या V में , " धारा 18 " शब्द और अंक के 

स्थान पर " धारा 17 " शब्द और अंक रखे जाएंगे। 
( ii ) क्रम संख्या X में , " बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर , " 

शब्दों के स्थान पर " बैंक ड्राफ्ट /पोस्टल आर्डर " 

शब्द रखे जाएंगे। 
(ii ) क्रम संख्या XI में , " संलग्नकों की सूची " शीर्षक 

के नीचे क्रम सं. XII रखा जाएगा; 
( iv ) " सत्यापन " शीर्षक के नीचे " I से IX " अंकों 

और शब्दों के स्थान पर “ I से XII " अंक और 

शब्द रखे जाएंगे। 
( v ) अंतिम पंक्ति में , " ऋण वसूली अधिकरण शब्दों 
के स्थान पर " ऋण वसूली अपील अधिकरण " 
शब्दरखे जाएंगे। 

[ फा. सं. 1/10 /2005-बीओ-I ] 

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र में सं. का. आ . . 

1020( अ ) तारीख 20 सितम्बर , 2002 द्वारा प्रकाशित 
किए गए थे और सं. का . आ. 103 ( अ ), तारीख 2 फरवरी , 
2000 द्वारा संशोधित किए गए । 


3579 GI / 2007 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC 3(ü )] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

(BANKING DIVISION ) 

NOTIFICAITON 
New Delhi, the 21st August, 2007 
S .O . 1444 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Sub -section ( 1 ) and clauses (b ), (ba ) and (bb ) of Sub 
section (2 ) of Section 38 read with Sections 17 , 18 and Sub 
sections (4 ) and ( 12 ) of Section 13 of the Securitisation 
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement 
of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002 ), the Central 
Government hereby makes the following rules further to 
amend the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 , 
namdy:- - 
1. ( ) These rules may be called the Security Interest 

(Enforcement) Second Amendment Rules, 2007 . 
B ) The shall come into force on the date of their 

publication in the OfficialGazette . 
2 In the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, — 
(a) in Appendix -- III , for the words and letters of 

Rs. ...... (Rupees .........) only " , the words and letters 
" receipt of the sale price ofRs. ...... (Rupees .........) 

only ” , shall be substituted ; 
b ) in Appendix --- VII, in serial number 9, for the word 

and figures " rules 13” , the word and figures rule 
13 " , shall be substituted ; 


(©) in Appendix — VIII, in serial number 5 , for the word 

and figures para 5 " , the word and figure para 

4 " , shall be substituted ; 
(d ) in Appendix — IX , -- 
1) in serial number V , for the word and figures 

Section 18 ” , the word and figures " section 

17 " shall be substituted ; 
(i ) in serial number X , for the words " bank 

draft, postal order " , the words “ Bank Draft/ 

Postal Order " , shall be substituted ; 
(ii) for serial number XI under the heading List 

of enclosures ” , the serial number “ XII ” , shall 

be substituted ; 
(iv) under the heading Verification , for figures 

and word “ I to LX ” , the figures and word “ I 

to XII ” , shall be substituted ; 
(v ) in the last line, for the words " Debts Recovery 

Tribunal” , the words “ Debts Recovery 
Appellate Tribunal ” shall be substituted . 

(F.No. 1/ 10 / 2005 - B0 -1] 

AMITABH VERMA, Jt. Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of 

India , vide number 9. 0 . 1020 ( E ), dated the 20th 
September, 2002 and amended vide number S . O . 
103(E ), dated the 2nd February, 2007. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


